PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ .,MAY 31 , 1988 ( JYST. 10 , 1910 SAKA) 


891 


क्रमाक 1 ( 75 ) 86-1 श्रम.-- पंजाव दुकानात तथा वाणिज्य स्थापना अधिनियम 1958 ( 1958 का पंजाब का 15 वां 
अधिनियम ) की धारा 19 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी मन्य शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए श्रम विभाग की अधिसूचना सं 1 ( 75) 83-1श्रम , दिनांक 2 दिसम्बर , 1987 की निरन्तरता में , हरियाणा के 
राज्यपाल एतद् द्वारा श्रम विभाग , हरियाणा के निम्नलिखित अधिकारियों को सामने विनिदिष्ट सीमानों के भीतर उक्त 
अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक घोषित करते है । 


क्रम सं ० 


पदनाम 


स्थानिय सीमाएं 


1 


समस्त हरियाणा राज्य 


कल्याण अधिकारी ( महिला ) 
फरीदाबाद 


दिनांक 25 मई, 1988 


सं ० 3/ 115/ 87-3 श्रम . - पंजाब प्रौद्योगिक संस्थापना ( राष्ट्री तथा त्योहारिक अवकाशीय दिवस और भाकस्मिक 
तथा अस्वस्थता अवकाश अधिनियम 1965 ) 1965 का पंजाब का 14 वां अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 
द्वारा प्रदान मी गई शक्तिपों का तथा इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
हरियाणा सरकार श्रम विभाग अधिसूचना संख्या 3 ( 115) 87-3 श्रम , fr नांक 7 जनवरी , 1988, को निरंतरता में 
मधिसूचना के क्रम सं ० 7 के बाद तथा 8 से पूर्व क्रम सं ० 7( अ) जोड़ते हुए हरियाणा के राज्यपाल एतद्वारा नीचे दी 
गई सारणी के याता नं . 2 में विनिर्दिष्ट श्रम विभाग , हरियाणा के निम्नलिखित अधिकारियों /पदाधिकारियों को उनके नाम 
के सामने खाता नं . 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट सीमानों के भीतर उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक 
नियुक्त करते है : 


पद नाम 


स्थानीय सीमायें 


सं 


7( म ) 


कल्याण अधिकारी (महिला ), 
फरीदाबाद 


समस्त हरियाणा राज्य 


25 


संख्या 11 ( 76) 88-4 श्रम . - समानता वेतन अधिनियम , 1976 ( पारलियामेन्ट एक्ट प्राफ 1976 ) की 
धारा 9 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा सरकार श्रम विभाग अधिसूचना संख्या 11. (19) 79-4 श्रम , दिनांक 13 जनवरी , 1980 
में आर्थिक संशोधन करते हुए हरियाणा के राज्यपाल एतद्द्वारा कल्याण अधिकारी (महिला), फरीदाबाद को समस्त हरियाणा 
राज्य के भीतर उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए निरीक्षक नियुक्त करते हैं । 


मीनाक्षी आनन्द चौधरी , 


मायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार , 

श्रम तथा रोजगार विभाग । 


